SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 


संख्या- 588 


राँची, मंगलवार 


12 जून , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
8 जून , 2018 


विषय - नगर विकास एवं आवास विभाग अधीन विश्व बैंक संपोषित नमामि गंगे योजना अंतर्गत 

राजमहल Municipal Waste Water परियोजना हेतु आमंत्रित निविदा में सक्षम निविदादाता 
M /S Annu Infra Construct India Pvt. Ltd . ( In JV with M /S Vinod Mutha - Noble 
Construction Company-JV) द्वारा निविदित राशि रु० 52 , 97 , 09 , 224. 00 ( बावन करोड़ 
सतानवे लाख नौ हजार दो सौ चौबीस रु० ) जो स्वीकृत विभागीय दर से 12.72 % अधिक है , 
के दर पर कार्य आवंटन की स्वीकृति के संबंध में | 


संख्या -SPMG / UD & HD / Rajmahal / Mww/ 05 / 2017-3032-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं 
अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध 
कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है | गंगा के तट पर अवस्थित शहरी 
स्थानीय निकायों में रहने वाले नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त 
करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा National Ganga River Basin Project के तहत् राज्य सरकार के 
स्तर से राज्य के साहेबगंज एवं राजमहल निकायों में कई परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है । 
2. विश्व बैंक संपोषित राजमहल Municipal Waste Water परियोजना प्रस्ताव के क्रम में राष्ट्रीय 
स्वच्छ गंगा मिशन (एन०एम०सी०जी० ), नई दिल्ली के पत्रांक - No .-T-14/ 2015 - 16 / 964/NMCG दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 
30 मार्च, 2017 के अनुसार 5023.35 लाख राशि की Administrative Approval & Expenditure 
Sanction ( AA & ES ) स्वीकृत की गई थी । 
3. दिनांक 29 अगस्त , 2017 को 2016 के अनुसूचित दर के आधार पर उपर्युक्त DPR दस वर्षों के 
रखरखाव के लिए कुल 4725.039 लाख रुपये की स्वीकृति तकनिकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास 
विभाग द्वारा दी गई | कुल स्वीकृत राशि में से निविदा के लिए आमंत्रित की जाने वाली अवययों 
की कूल राशि 4699 . 41 लाख रुपये प्राक्कलित की गई । उक्त के आलोक में दिनांक 29 अगस्त , 
2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या -9 में रु० 5058. 85 लाख ( पचास करोड़ 
अन्ठावन लाख पचासी हजार ) की लागत पर राजमहल Municipal waste Water परियोजना की 
स्वीकृति प्रदान की गई थी । 
4. Administrative Approval & Expenditure Sanction ( AA & ES) के अनुसार परियोजना के लिये 
भूमि उपलब्ध करना तथा भूमि अधिग्रहण सम्बंधित राशि का खर्च का शत प्रतिशत राज्य सरकार 
को वहन करने का भी शर्त निहित है, जिसके एवज में राज्यांश का अनुदान भूमि अधिग्रहण के 
लिये कुल रूपये 35 ,50,288 मात्र शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण सहायता अनुदान से उपलब्ध 
कराया गया है । 
5. जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - No. T-14/2015 
16 / 964 / NMCG दिनांक 30 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त Administrative Approval & Expenditure Sanction 
( AA & ES) के अनुसार निविदा में किसी कारणवश अधिक राशि व्यय होने के संभावना के स्थिति में 
स्वीकृत निविदा राशि के अधिकतम 10 % वृद्धि पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ( एन०एम०सी०जी० ), 
नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निविदा का आवंटन किये जाने का प्रावधान है । 
6. कंडिका -3 में निहित कार्यों हेतु सर्वश्री जुडको लि . द्वारा Design, Built & Operate विधि के 
आधार पर निविदा दस्तावेज तैयार कर दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को प्रथम निविदा आमंत्रित की 
गई थी, जिसमें किसी भी निविदादाता द्वारा भाग नहीं लिया गया था । जुडको लि० के 
अधीन गठित निविदा समिति द्वारा निविदाओं के Non- Responsive होने के कारण इस निविदा को 
रद्द करते हुए दिनांक 8 नवम्बर , 2017 को द्वितीय बार पुनर्निविदा की गई जिसमें सिर्फ एक निविदा 
दाता ने भाग लिया । अंततः जुडको लि . के अधीन गठित निविदा समिति द्वारा निविदा 
के single-Responsive होने के कारण इस निविदा को भी रद्द कर दिया गया एवं दिनांक 
23 दिसम्बर, 2017 को तृतीय बार पुनः निविदा आमंत्रित की गई । 

उपर्युक्त तृतीय निविदा में सिर्फ दो निविदादाताओं ने भाग लिया जसमे न्यूनतम निविदादाता 
M /S Annu Infra Construct India Pvt. Ltd . ( In JV with M /S Vinod Mutha- Noble Construction 
Company ) को रुपये 529709224.32 दर quote करने पर चयनित किया गया । 
चयनित निविदादाता द्वारा विभिन्न component के लिए अंकित राशि निम्न प्रकार है 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 12 जून , 2018 


Sl. No. 


2 . 
3 . 
4 . 


Component 
Total Design Bid Price STP 
Total Bid Price Network 
Total Bid Price LCS 
Total Bid Price Nallah Restoration 


Price Quoted ( INR ) 

8, 67, 08, 264. 00 
40, 15, 38, 123. 57 
__ 1, 44, 78, 015. 31 

2, 69 ,84, 821 . 44 


Grand Total of Bid Price 

52,97, 09 , 224. 32 
(Rs. Fifty Two Crore Ninety Seven Lakh Nine Thousands Two Hundred 

Twenty Four And Thirty Two Paise Only) 

उक्त निविदा के दर की बैधता 120 दिन है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 21 महीने है | 
इसके पश्चात् दस वर्षों के लिए परिचालन एवं रख -रखाव की जिम्मेवारी संबंधित निविदा दाता 
की होगी । 
7. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक - No. T- 14/ 2015 
16 /964/ NMCG दिनांक 30 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त Administrative Approval & Expenditure Sanction 
( AA & ES ) General condition कंडिका xx में अंकित निविदा राशि में 10 % की वृद्धि तक राष्ट्रीय स्वच्छ 
गंगा मिशन (एन०एम०सी०जी० ), नई दिल्ली के द्वारा निधिकरण के प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय 
स्वच्छ गंगा मिशन ( एन०एम०सी०जी०), नई दिल्ली से परियोजना राशि में हये वृद्धि का संपूर्ण राशि 
वहन करने पर सिद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है । 
8. अतः इस कार्य हेतु निविदा में सफल न्यूनतम दर दाता M/ S Annu Infra Construct India Pvt. 
Ltd. (In JV with M/s Vinod Mutha- Noble Construction Company) को स्वीकृत विभागीय दर से 
12.72 % अधिक दर पर निविदित कुल राशि रु० 52,97,09 ,224. 00 (बावन करोड़ सतानवे लाख नौ हजार 
दो सौ चौबीस रु० ) पर कार्य आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
9. परियोजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण केन्द्रांश राशि रु० 5676. 00 लाख 
( छप्पन करोड़ छिहतर लाख रु० ) तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि , परियोजना हेतु खोले 
गये बैंक खाता में ही संधारित की जाएगी । केन्द्रांश की राशि एस०पी०एम०जी० , झारखण्ड द्वारा 
Electronic Transfer के द्वारा परियोजना के लिए खोले गये बैंक खाता में ही संधारित की जाएगी । 
साथ ही इसी बैंक खाते में राज्यांश को भी संधारित किया जाएगा । परियोजना के लिए खोले गये 
बैंक खाता ( Mother Account) से ही परियोजना के लिए नियुक्त Executing Agency के Zero Balance 
Child Account में Electronic Transfer के द्वारा संवेदक के भुगतान तथा अन्य कार्यों हेतु आवंटन 
किया जाएगा | 
10. उपरोक्त वर्णित प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 5 जून , 2018 को सम्पन्न बैठक में , मद 
संख्या-6 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 588 -- 50 


